निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 836 ) 


7 कार्तिक 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 29 अक्तूबर 2013 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

28 अक्तूबर 2013 
सं0 बी1- 3- 137 / 2013 - 54 — दिनांक 01. 01. 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 
2014 के कार्यक्रम के तहत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की कालावधि विस्तार से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की 
अधिसूचना सं0 23 / बिहार / 2014 दिनांक 01.10.2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 अक्तूबर 2013 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, दिनांक 1 अक्तूबर , 2013 / 9 आश्विन 1935 ( शक ) 

सं0 23 / बिहार / 2014 — यत, आयोग ने अपने पत्र संख्या 23 / बिहार / 2014 दिनांक 3 जुलाई , 2013 द्वारा बिहार राज्य में 1 
जनवरी, 2014 की अर्हता की तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2014 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया था , और 

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी , बिहार ने पत्र संख्या ई0 आर01 - 06 - 2013 - 5043 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 द्वारा दावे एवं 
आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि विस्तार हेतु आयोग को इस आधार पर एक प्रस्ताव दिया है कि वैसे मतदाता जो मतदाता राज्य के 
बाहर रहते है और दुर्गा पूजा, दिवाली एवं अन्य छटियों के मौके पर अपने घर आते है , उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके, और , 

यतः, आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया एवं अपने पत्र संख्या 23 / बिहार / 2014 दिनांक 30 सितम्बर, 2013 द्वारा इसे 
अनुमोदन प्रदान कर दी , 

अतः, अब आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य 
के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1 जनवरी, 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामवलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण , 
2014 हेतु दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि को दिनांक 15 नवम्बर, 2013 ( शुक्रवार) तक विस्तार करता है । 

आदेश से, 
आर0के0 श्रीवास्तव , 

प्रधान सचिव । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001, Dated 1 October, 2013 / 9 Ashwin 1935 

(Saka ) 
No . 23 /BR / 2014 — Whereas, the Commission had announced the schedule for 
Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01st January , 2014 as the 
qualifying date in the State of Bihar vide its letter No. 23 /BR /2014 dated 3rd July , 2013 ; and 

Whereas , the Commission has received a request from the Chief Electoral Officer 
Bihar vide his letter No. E . R . - 1 - 06 - 2013 - 5043 dated 26th September, 2013 for extension of 
period for filing claims and objections with a view of enroll such persons who are engaged 
out of state for a temporary period and return to their homes during holidays of Durga Puja , 
Diwali and other holidays ; and 

Whereas, the Commission has considered it and approved the proposal vide its letter 
No . 23/ BR/ 2014, dated 30th September, 2014. 

Now therefore , the Election Commission , in exercise of power conferred by proviso 
to Rule 12 of Registration of Electors Rules , 1960 , extends , for all Assembly Constituencies 
in State of Bihar, the period for filing claims and objections up to 15 " November, 2013 
( Friday ) for ongoing Special Revision of Electoral rolls with reference to 01.01.2014 . 

By order , 
R. K . SRIVASTAVA, 
Principal Secretary. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 836 -571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


